शासन 


तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013 - 2015 . " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 561 ] 


रायपुर, गुरुवार , दिनांक 5 सितम्बर 2019 - भाद्रपद 14, शक 1941 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 30 अगस्त 2019 


आदेश 


क्रमांक एफ 1 -27/ 2018 / सत्रह / एक . - राज्य शासन एतद्वारा नवीन मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम , 2017 भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 
07 - 04 - 2017 के अध्याय -8 की धारा 45 अनुसार राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण समिति का गठन करता है : 


1. 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


प्रमुख सचिव / सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
संचालक, स्वास्थ्य सेवायें 
संचालक, चिकित्सा शिक्षा 
संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
संयुक्त सचिव , समाज कल्याण विभाग 
मुख्य अस्पताल अधीक्षक , राज्य मानसिक चिकित्सालय , बिलासपुर 
विभागाध्यक्ष, मनोरोग विभाग, पं. जवाहर लाल नेहरू, मेडिकल कॉलेज , रायपुर 
उप संचालक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 
श्री प्रकाश नारायण शुक्ला, प्रख्यात मनोचिकित्सक 
श्री जे. महतो , मनोरोग चिकित्सक 
सुश्री सुलोक्षणा नन्दी, सामाजिक कार्यकर्ता 
डॉ. विश्वजीत जायसवाल , पैथोलॉजिस्ट 
डॉ . इनश्यामेल जैकप , मनोरोग परिचारिका 
प्रवीण नानजियानी, मनोरोगीप्रतिनिधि 


सदस्य 


सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 


1121 


1122 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2019 


16. 


सुनील रावल , मनोरोगी प्रतिनिधि 
सुश्रीममता शर्मा, एन. जी . ओ. प्रतिनिधि 
सुश्री रजनी सोरेन्द्र, एन. जी . ओ. प्रतिनिधि 


अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 


उपरोक्त समिति गठन हेतु समन्वय में अनुमोदन प्राप्त है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सुनील नारायणिया , अवर सचिव. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


